निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 अग्रहायण 1935 ( श० ) 
( सं0 पटना 887 ) पटना, वृहस्पतिवार , 5 दिसम्बर 2013 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


4 दिसम्बर 2013 


सं0 1 / स्था0 (2)4 - 1/ 2013 - 2914 — बिहार पशुपालन सेवा वर्ग -2 ( मूल कोटि) में अस्थायी रूप से नियुक्त 


निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवा उनके द्वारा सेवा संपुष्टि से संबंधित आवश्यक अर्हत्ताओं को पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम 


के सामने स्तंभ – 5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्टि की जाती है: 


क्र० 


पदाधिकारी का नाम 


वरीयता । प्रथम नियुक्ति । 


सेवा संपुष्टि 


सं० 


क्रमांक 


की तिथि 


की तिथि 


4 


डा0 पंकज कुमार 


2591 


11 . 10 .2000 


01.01. 2005 


डा0 अनीता कुमारी 


2438 


22.08. 1997 


15 .09. 2012 


बिहार गजट ( असाधारण), 5 दिसम्बर 2013 
2. इस संपुष्टि के फलस्वरूप किसी भी पदाधिकारी की वरीयता प्रभावित नहीं होगी । 


3. भविष्य में किसी भी प्रकार के त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी के सेवा संपुष्टि को रद/ संशोधित 


कर दिया जाएगा एवं तद्नुसार प्राप्त वित्तीय लाभ के राशि के वसूली/ प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी । 


आदेश : - आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु 


प्रकाशित किया जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


भृगुनाथ सिंह, 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 887 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


